रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 /99 


Mara 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 384 ] 
No . 384 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अक्तूबर 11 , 2018 / आश्विन 19 , 1940 
NEW DELHI , THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ ASVINA 19 , 1940 


भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 अक्तूबर , 2018 
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( दिवाला व्यावसायिक) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 

सं. आई. बी . बी . आई./ 2018-19/ जी .एन./ आर.ई. जी .036 – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड , दिवाला और 
शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ( 2016 का 31 ) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम , 2016 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: 

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (द्वितीय संशोधन ) 
विनियम , 2018 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक ) विनियम , 2016 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल विनियम 

कहा गया है) के विनियम 7 के उप -विनियम ( 2) में , खंड (ग ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे , 
अर्थात्: 
( ग ) बोर्ड को , उस वर्ष के पश्चात् जिसमें प्रमाणपत्र दिया जाता है, प्रत्येक पांच वर्षों में दस हजार रुपए की रजिस्ट्रीकरण 
फीस का संदाय करेगा और ऐसी फीस उस वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, जिसमें वह देय होती है. संदत्त की 
जाएगी ; 

दृष्टांत 
जहां वर्ष 2017-18 में , रजिस्ट्रीकरण 2 फरवरी , 2018 को अनुदत्त किया जाता है वहां फीस पांच वर्षों के पश्चात् 
( 2018- 19, 2019- 20 , 2020- 21, 2021- 22 और 2022- 23) 1 अप्रैल , 2023 को देय होगी और वह 30 अप्रैल , 
2023 को या उससे पूर्व संदत्त की जाएगी । 


5980 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


( गक ) बोर्ड को , पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित 
व्यावसायिक फीस के 0. 25 प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय , दूसरी अनुसूची के प्ररूप ङ में की विवरणी 

सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा;"; 
3. मूल विनियमों के विनियम 12 में , उप -विनियम ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित उप -विनियम रखा जाएगा, अर्थात् : - 

_ “(2) उप-विनियम ( 1) के अधीन पात्र कोई व्यक्ति, दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता लेने के लिए बोर्ड 

को दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में पचास हजार रूपए की आवेदन फीस सहित आवेदन कर सकेगा ।"। 
4. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप -विनियम ( 2) के खंड ( ख ) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे 
जाएंगे , अर्थात् : 

( ख) जब कोई व्यक्ति , उसका, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार नहीं रहता है, बोर्ड को सात दिन के भीतर दो 
हजार रूपए की फीस सहित दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में सूचित करेगी; 

___ (ग) जब कोई व्यक्ति , उसमें यथास्थिति , निदेशक या भागीदार के रूप में शामिल होता है, बोर्ड को सात दिन के भीतर 
दो हजार रूपए की फीस सहित दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में सूचित करेगी ; 

( गक) बोर्ड को , पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के 0.25 प्रतिशत की दर पर 
संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में की विवरणी सहित 30 अप्रैल को या उससे पूर्वकरेगा; और "। 
5. मूल विनियमों में, विनियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - 
"15. ब्याज - ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह संहिता या उसके अधीन बनाए 
गए किन्हीं विनियमों के अधीन उचित समझे , कर सकता है, किसी दिवाला व्यावसायिक या किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था 
द्वारा फीस के संदाय में विलंब करने पर , इन विनियमों के अधीन फीस का संदाय करने की अंतिम तारीख के पश्चात् असंदत्त 
फीस की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बोर्ड को संदत्त किया जाएगा ।"। 
6. मूल विनियमों की दूसरी अनुसूची में , प्ररूप घ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : - 

"प्ररूप ङ 
[ भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड( दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7(2)( गक ) के अधीन ] 
सेवा में , 
महाप्रबंधक ( आई. पी . प्रभाग ) 
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 
विषय : दिवाला व्यावसायिक की व्यावसायिक फीस की वार्षिक विवरणी । 
महोदय / महोदया , 
1. मैं ...............( नाम अंतःस्थापित करें ) दिवाला व्यावसायिक के रूप में अपनी सेवाओं से वित्तीय वर्ष............(वित्तीय 
वर्ष अंतःस्थापित करें ) में अर्जित ( चाहे प्राप्त की गई हो या नहीं ) व्यावसायिक फीस की निम्नलिखित रूप में वार्षिक विवरणी 
प्रस्तुत करता हूं : 
क्रम सं . ऋणी का नाम ( अंतरिम समाधान व्यावसायिक / समाधान व्यावसायिक / वर्ष के लिए दिवाला 

व्यावसायिक के रूप में 
समापक/ न्यासी / अन्य , यदि कोई है)) के रूप में प्रदान की 

व्यावसायिक फीस ( रूपयों 
गई सेवाएं 


कुल 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


है 


2. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हैं : 
क्रम सं . किस विनियम के अधीन 

संदेय रकम (रुपयों में ) 
विनियम 7( 2)( गक ) 
विनियम 15, ...... से ......... तक 

ब्याज के रूप में 
कुल 
3. ऊपर पैरा 2 में निकाली गई ....... रुपए की धनराशि बोर्ड के खाते में................ द्वारा जमा करा दी गई है । 
4. मैं .............(नाम अंतःस्थापित करें ) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि - 

i. इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी समस्त तात्विक दृष्टि से सत्य और सही है और 
ii. इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत किसी भी तात्विक जानकारी को छिपाया नहीं किया गया है । 

भवदीय 
स्थान : 

( नाम ) 
तारीख: 

( रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ) 

प्ररूप च 
भारतीय दिवाला और शोधन - अक्षमता बोर्ड ( दिवाला व्यावसायिक ) विनियम , 2016 के विनियम 13( 2 )( ख ) और विनियम 

13(2 )( ग) के अधीन ] 
सेवा में , 
महाप्रबंधक ( आई. पी .ई. प्रभाग ) 
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 
विषय: किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था में निदेशक/ भागीदार न रहने/ शामिल होने की जानकारी । 
महोदय/ महोदया , 
1 . मैं , (नाम अंतःस्थापित करें ), जो कि इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 
(दिवाला व्यावसायिक ) विनियम , 2016 के विनियम 13 के उप -विनियम ( 2)( ख ) और उप- विनियम 2( ग ) के अनुपालन में 
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं : 

1. दिवाला व्यावसायिक संस्था, के ब्यौरे 
क . दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम : 
ख . बोर्ड द्वारा मान्यता देने की तारीख : 
ग. मान्यता प्रमाणपत्र का संख्यांक: 
घ . बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल पता : 
ङ . प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम : 

2. उस निदेशक/भागीदार के ब्यौरे , जो दिवाला व्यावसायिक संस्था का भागीदा /निदेशक नहीं रहा है 
विवरण 

विशिष्टियां 
निदेशक / भागीदार के ब्यौरे 

क . नाम 
____ ख. आई.पी . के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं.( यदि लागू हो ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


ग . रजिस्ट्रीकरण की तारीख( यदि लागू हो ) 
घ . आई.पी . के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल पता ( यदि लागू 

हो ) 
भागीदार निदेशक न रहने के ब्यौरे 

क. निदेशक/ भागीदार के रूप में न रहने की तारीख 
ख . क्या पूर्णकालिक निदेशक नहीं रहा है ? 
ग . निदेशक/ भागीदार न रहने का कारण (त्यागपत्र/ हटाया जाना/ कोई 

अन्य ) 
घ . संबंधित प्राधिकारी के पास निदेशक / भागीदार न रहने की सूचना 

फाइल करने की तारीख 
3. उस निदेशक/ भागीदार के ब्यौरे, जो दिवाला व्यावसायिक संस्था में शामिल हुआ है 
विवरण 

विशिष्टियां 
निदेशक/ भागीदार के ब्यौरे 

क . नाम 
ख. आई. पी . के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं . (यदि लागू हो ) 
ग . रजिस्ट्रीकरण की तारीख( यदि लागू हो ) 

घ. आई. पी . के रूप में बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल पता ( यदि लागू हो ) 
भागीदार/निदेशक न रहने के ब्यौरे 


क . निदेशक / भागीदार के रूप में शामिल होने की तारीख 


ख . क्या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं ? 
ग . संबंधित प्राधिकारी के पास निदेशक/ भागीदार के रूप में शामिल होने की 
सूचना फाइल करने की तारीख 


4. निदेशक/ भागीदार न रहने/ शामिल होने के पूर्व और पश्चात् दिवाला व्यावसायिक संस्था के बोर्ड / भागीदारी की संरचना 


संरचना (पश्चात् ) 
पदना । आई . पी . के रूप में हैसियत 


क्रम 


निदेशक/ 
भागीदा 
र का 
नाम 


संरचना ( पूर्व ) 
पदनाम 

आई. पी . के रूप में 
( पूर्णकालिक हैसियत 
निदेशक / 
निदेशक / 
भागीदार) 


पदनाम 
( पूर्णकालि 
क निदेशक / 
निदेशक/ 
भागीदार) 


हां / नहीं 


Fein 


यदि हां , 
आई. पी . 
रजिस्ट्रीकर 
ण संख्यांक 


यदि हां , 
आई. पी . 
रजिस्ट्रीकरण 
संख्यांक 


the 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
5. मैं उपर्युक्त जानकारी, यथास्थिति , निदेशक/ भागीदार न रहने या शामिल होने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत कर रहा हूं । 
6 . विनियम 13(2)(ख), विनियम 13(2)(ग) और विनियम 15 की अपेक्षानुसार ........... रुपए की राशि बोर्ड के खाते 
में ............... द्वारा जमा करा दी गई है । 
7. मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही है । 

भवदीय 

( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) 
स्थान: 

( नाम ) 
तारीख: 

( पदनाम ) 
(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम ) 
(दिवाला व्यावसायिक संस्था की मान्यता प्रमाणपत्र संख्यांक) 


प्ररूप छ 
[ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम , 2016 के विनियम 13( 2)( गक) के अधीन ] 
सेवा में , 
महाप्रबंधक ( दिवाला व्यावसायिक संस्था प्रभाग ) 
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 
विषय: किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के आवर्त की वार्षिक विवरणी । 
महोदय/ महोदया , 
1. मैं , (नाम अंतःस्थापित करें ), जो कि इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं, ............. ( दिवाला व्यावसायिक 
संस्था का नाम लिखिए ) द्वारा वित्तीय वर्ष.................(वित्तीय वर्ष अंतःस्थापित करें ) में प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त 
( चाहे प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ) की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करता हूं : 
क्रम सं . ऋणी का नाम | दिवाला व्यावसायिक का नाम , जिसने अंतरिम प्रदान की गई सेवा वर्ष के लिए प्रदान 
समाधान व्यावसायिक / समाधान व्यावसायिक / के प्रकार का व्यापक | की गई सेवाओं से 

विवरण 
समापक/ न्यासी / अन्य , यदि कोई है, के रूप में 

हुआ आवर्त (रुपयों 
सेवाएं प्रदान की 


कुल 

2. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हैं : 
| क्रम सं . 

किस विनियम के अधीन 
विनियम 13( 2 )( गक ) 
विनियम 15, ...... से ......... तक ब्याज के रूप में 


संदेय रकम (रुपयों में ) 


कुल 


है 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


3. ऊपर पैरा 2 में निकाली गई ....... रुपए की धनराशि बोर्ड के खाते में....... ..... द्वारा जमा करा दी गई है । 
4. मैं.............(नाम अंतःस्थापित करें ) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि - 

i. इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी समस्त तात्विक दृष्टि से सत्य और सही है और 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 4 ] 


ii. इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत किसी भी तात्विक जानकारी को छिपाया नहीं किया गया है । 

भवदीय 
( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) 

(नाम ) 


स्थान: 


तारीख: 


( पदनाम ) 
( दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम ) 
( दिवाला व्यावसायिक संस्था की मान्यता प्रमाणपत्र संख्यांक) 


डा . एम . एस . साहू, अध्यक्ष 

[ विज्ञापन-III/4/ असाधारण / 308 / 18] 
टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक ) विनियम , 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण 
में अधिसूचना सं . आई. बी . बी . आई./ 2016 - 17/ जी . एन ./ आर .ई. जी . 003, तारीख 29 नवम्बर , 2016 ( 29 नवम्बर , 2016 से 
प्रवृत्त ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं . आई. बी . बी. आई./ 2017- 18/ जी . एन ./ आर .ई. जी . 027 , 
तारीख 27 मार्च, 2018 (1 अप्रैल , 2018 से प्रवृत्त ) द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला 
व्यावसायिक ) (संशोधन ) विनियम , 2018 द्वारा उनमें संशोधन किया गया है । 


INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th October, 2018 
Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) ( Second Amendment ) 

Regulations, 2018 
No. IBBI/2018 - 19 /GN /REG036 . — In exercise of the powers conferred by sections 196 , 207 and 208 read with 
section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code , 2016 (31 of 2016 ), the Insolvency and Bankruptcy Board of India 
hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency 
Professionals ) Regulations, 2016 , namely : 
1 . ( 1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals ) 

(Second Amendment) Regulations, 2018 . 

(2 ) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette . 
2 . In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred 
to as the principal regulations) , in regulation 7 , in sub -regulation ( 2 ), for clause (c ), the following clauses shall be 
substituted , namely: — 

" (c ) pay to the Board , a fee of ten thousand rupees , every five years after the year in which the certificate is granted 
and such fee shall be paid on or before the 30th April of the year it falls due; 


Illustration 
Where registration is granted on 2nd February , 2018 in the year 2017 - 18 , the fee shall become due on 1st April, 
2023, after five years ( 2018 - 19 , 2019 - 20 , 2020 - 21, 2021 -22 and 2022 - 23) and it shall be paid on or before the 
30th April, 2023. 
( ca ) pay to the Board , a fee calculated at the rate of 0 .25 percent of the professional fee earned for the services 
rendered by him as an insolvency professional in the preceding financial year, on or before the 30th of April every 

year , along with a statement in Form E of the Second Schedule ;” ; 
3. In the principal regulations, in regulation 12 , for sub -regulation (2 ), the following sub -regulation shall be substituted , 
namely : — 


[ TT III – qus 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ ( 2 ) A person eligible under sub -regulation ( 1) may make an application for recognition as an insolvency 
professional entity to the Board in Form C of the Second Schedule along with an application fee of fifty thousand 

rupees.” . 
4 . In the principal regulations, in regulation 13, in sub -regulation ( 2), for clauses (b ) and (c), the following clauses shall 
be substituted , namely: 
“ (b ) inform the Board , within seven days, when an individual ceases to be its director or partner, as the case may be , in 
Form F of the Second Schedule along with a fee of two thousand rupees; 
( c ) inform the Board , within seven days, when an individual joins as its director or partner, as the case may be , in Form F 
of the Second Schedule along with a fee of two thousand rupees; 
(ca) pay to the Board , a fee calculated at the rate of 0 .25 percent of the turnover from the services rendered by it in the 
preceding financial year, on or before the 30th of April every year, along with a statement in Form G of the Second 
Schedule ; and ” . 
5 . In the principal regulations, after regulation 14 , the following regulation shall be inserted , namely : 
“ 15 . Interest. - Without prejudice to any other action which the Board may take as deemed fit under the Code or any 
regulations made thereunder , any delay in payment of fee by an insolvency professional or an insolvency professional 
entity , a simple interest at the rate of 12 % per annum on the amount of fee unpaid shall be paid to the Board after the last 
date of payment of fee under these regulations.” . 
6 . In the principal regulations , in the Second Schedule , after Form D , the following Forms shall be inserted , namely : 

“ FORM E 
[Under Regulation 7 (2 )(ca ) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India ( Insolvency Professionals) Regulations, 

2016 ] 


To 


The GeneralManager (IP Division ) 
Insolvency and Bankruptcy Board of India 
Subject: Annual statement of professional fee of insolvency professional. 
Sir /Madam , 
1 . I, [Insert name] hereby submit the annual statement of professional fee earned (whether received or not) 

by me from my services as an insolvency professional in the financial year [insert financial year ], as under: 
Si. Name of Debtor Services rendered as (IRP / RP ) Professional fee as an 
No . 

Liquidator / Trustee / Other, if I insolvency professional for the 
any) 

year (Rs.) 


Total 


Amount Payable (Rs.) 


2 . The following amounts are payable to the Board : 
| Sl. No . Under regulation 

Regulation 7 (2 ) (ca ) 

Regulation 15 , being interest from ... to .. ... 
| Total 


3. A sum of Rs. ..., as worked out in Para 2 above, has been deposited into the account of the Board , vide ..... .. 
4 . I, [ insert name), hereby affirm that – 
i. all information contained in this statement is true and correct in allmaterial respects and 


ii . no material information relevant for the purpose of this statement has been suppressed . 


Yours faithfully , 


Place: 
Date : 


(Name) 
(Registration Number) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


FORM F 
[Under Regulation 13 (2 ) (b ) and 13 (2 ) (c ) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India ( Insolvency Professionals) 

Regulations, 2016 ) 


To 


The General Manager (IPE Division ) 
Insolvency and Bankruptcy Board of India 
Subject: Information of cessation/ joining of a Director / Partner in an insolvency professional entity. 
Sir / Madam , 
I, [ Insert name], being duly authorized for the purpose , submit the following information in compliance with sub 
regulation (2 ) (b ) and ( 2 ) (c ) of regulation 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency 
Professionals) Regulations, 2016 : 
1. Details of the IPE 

a . Name of the IPE : 
b . Date of Recognition by the Board : 

Recognition Number : 
d . E -mail address registered with the Board : 
e . Name and Designation of Authorised Signatory : 


Particulars 


2. Details of director/partner who ceased to be a partner/ director of the IPE 

Description 
Details of director/ partner 

a . Name 
b . Registration No. as IP ( If applicable ) 
C . Date of Registration (If applicable ) 
d . E -mail Address Registered with the Board as IP ( If applicable ) 


Details of Cessation 

a . Date of Cessation as director / partner 
b . Whether Ceased as Whole Time Director ? 
c . Reason of Cessation (Resignation / Removal / Any other) 
d . Date of Filing of Cessation with the Concerned Authority 


Particulars 


3. Details of director / partner who joined the IPE 

Description 
Details of director / partner 

a . Name 
b . Registration No . as IP ( If applicable ) 
C. Date of Registration (If applicable ) 
d . E -mail Address Registered with the Board as IP ( If applicable ) 


Details of Joining 

a . Date of Joining as director / partner 
b . Whether Joined as Whole Time Director ? 
c . Date of Filing of Joining with the Concerned Authority 


Sl. 


4 . Composition of the Board / Partnership of the IPE before and after cessation/ joining of the Director / Partner 
Composition (Before ) 

Composition (After ) 
No. 

Name of the Designation Status as an IP Name of the Designation Status as an IP 
Director/ (Whole Time 

Director/ (Whole Time 
Partner Director / Yes / If yes, IP Partner Director Yes / If yes , IP 
Director No Registration 

Director 1 No Registration 
Partner ) Number Partner ) 

Number 


WN 


[ HTT III - 2005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5. I am submitting the above information within seven days of the cessation or joining, as the case may be. 
6 . A sum of Rs. ..., as required under the regulation 13 ( 2 )(b ), 13 (2 ) (c ) and 15 , has been deposited into the account 

of the Board , vide ..... .. 
7 . I certify that the above information is true and correct. 

Yours faithfully , 


(Authorised Signatory ) 
Place : 

(Name) 
Date : 

(Designation ) 

( IPE Name) 

(IPE Recognition Number ) 

FORMG 
[ Under Regulation 13 (2 ) ( ca ) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals ) Regulations, 

2016 ] 


To 


The General Manager (IPE Division ) 
Insolvency and Bankruptcy Board of India 
Subject: Annual statement of turnover of insolvency professional entity . 
Sir / Madam , 
1 . I, [ Insert name], being duly authorized for the purpose , hereby submit the annual statement of turnover (whether 

received or not) from services rendered by the (write name of the insolvency professional entity ) in the financial 
year (insert financial year ], as under : 


Name of 
Debtor 


Name of IP who 
rendered services as 
IRP / RP / Liquidator/ 
Trustee / Other , if 
any 


Broad 
description of 
kind of service 
rendered 


Turnover from services 
rendered in the year (In 
Rs.) 


Total 


2. The following amounts are payable to the Board : 


| Sl. No. 


| Amount Payable (Rs.) 


Under regulation 
Regulation 13 (2 ) ( ca ) 
Regulation 15 , being interest from .. . to . .... 


Total 


3. A sum of Rs. .. ., as worked out in Para 2 above, has been deposited into the account of the Board , vide .. ... .. 
4 . 4 . I, on behalf of [ insert name of entity ], hereby affirm that - 
i. all information contained in this statement is true and correct in all material respects and 


ii. no material information relevant for the purpose of this statement has been suppressed . 


Yours faithfully , 


Place: 
Date 


(Authorised Signatory ) 

(Name) 
Designation ) 

(IPE Name) 
(IPE Recognition Number) 
Dr. M . S . SAHOO , Chairperson 

[ ADVT.- III/4 /Exty ./308 / 18 ] 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published in the 
Gazette of India Extraordinary vide notification No. IBBI/2016 - 17 /GN /REG003 on 23rd November, 2016 , w .e .f 
29th November, 2016 and were subsequently amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India ( Insolvency 
Professionals ) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification number IBBI/2017 - 18 /GN /REG027 dated 27th March , 
2018 , w .e. f 1st April , 2018 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


SARVESH 

Digitally signed by 

SARVESH KUMAR 
KUMAR SRIVASTAVA 

Date : 2018 . 10 . 16 
SRIVASTAVA 22:21:34 + 05 30 


